निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 464 ) 


8 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 29 मई 2014 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

28 मई 2014 
विषय: -बिहार योजना सेवा के अंतर्गत अधिकतम वेतनमान के राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ विभागीय 

प्रोन्नति समिति के गठन । 

सं0 यो० स्था01 / 3 – 4 / 2012 - 1953 यो० वि० — बिहार योजना सेवा नियमावली, 2009 के कंडिका - 18 में 
किये गए प्रावधान के प्रयोजनार्थ योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत बिहार योजना सेवा के अंतर्गत 
अधिकतम वेतनमान के राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है : 
( क ) बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत एक सदस्य 

अध्यक्ष 
| प्रधान सचिव / सचिव योजना एवं विकास विभाग 

सदस्य 
जिला योजना स्थापना प्रभारी पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग 

सदस्य 
मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , बिहार, पटना 

सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 

सदस्य 
पदाधिकारी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 464-571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


